नैन्सी स्माइलर लेविंसन 
चित्र: डायने डॉसन हर्न 


उत्तरी ध्रुव 
दक्षिणी ध्रुव 


नैन्सी स्माइलर लेविंसन 
चित्र: डायने डॉसन हर्न 


मोटी चोंच वाली मुर्रे 


यह हमारी दुनिया - 


हमारा ग्रह पृथ्वी है. 


पृथ्वी के निचले भाग को 
अंटार्कटिका कहते हैं. 
दक्षिण ध्रुव 

अंटार्कटिक में स्थित है. 


यह धुरव, दक्षिण का सबसे सुदूर बिन्दु है. 


न पु ह 
(58 ह5७६ *, ७४६ ५ 


प्रक७ अन्चटटिट 


आर्कटिक 


पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग (शीर्ष) को आर्कटिक कहते हैं. 
उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक के केंद्र पर स्थित है. ध् 


यह ध्रुव उत्तर का सबसे सुदूर बिन्दु है. | 


अंटार्कीटिका 


धरुवों के बीच एक काल्पनिक रेखा होती है. 
७. ;“ जिक्वा'एा 


इसे अक्ष कहते हैं. 

पृथ्वी इस अक्ष पर, यानि अपनी धुरी पर घूमती है. 
धरती के घूमने से हमारी पृथ्वी पर दिन-रात होती है. 
पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है. 


जैसे-जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और 
अपने अक्ष पर घूमती है, 


वैसे-वैसे हमें वर्ष के बदलते मौसम मिलते हैं. 


न्‍्ननी"] | ;; 


चर । / 


आर्कटिक और अंटार्कटिक 

धरुवीय क्षेत्र हैं. 

ध्रुवों पर सूर्य की किरणें 

एकदम सीधी नहीं बल्कि तिरछी पड़ती हैं. 


ध्रुव, पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान हैं. 


ध्रुवों पर वर्षा के लिए बहुत ठंड होती है. 
वहाँ बर्फ गिरती है. बर्फ साल-दर-साल गिरती है. 
बर्फ विशाल द्रव्यमान में बदल जाती है 


जो सदैव गतिशील रहता है. 


४4 जी 6६० 


सनो बन्टिंग 
न न आछ 5 


ध्रुवों पर वायु शुष्क होती है. 
वहां पर जमी हुई जमीन एकदम खाली होती है. 
दोनों स्थान ठंडे रेगिस्तान हैं. 


आप ध्रुवों पर क्‍या देखेंगे? 


सस्‍नो. बर्फ सफ़ेद स्थान. 


आप हवा में अपनी सांसों को, बर्फीले 
क्रिस्टल में बदलते हुए देख सकते हैं. 


यदि बर्फ़ील्ा तूफ़ान आएगा, 
तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे. 


उत्तरी ध्रुव 


उत्तरी ध्रुव पर जल है जो ज़मीन से घिरा हुआ जि. 


वहां का पानी आर्कटिक महासागर है. 
वो हमेशा बर्फ से ढका रहता है. 


सर्दियों में तापमान शून्य से 50 डिग्री नीचे चला 
जाता है. 


तब आपके चश्मे का धातु वाला फ्रेम 
आपके चेहरे पर जम सकता है! 


आर्कठिक क्षेत्र में भी गर्मी का मौसम आता है. गर्मियों में तापमान बढ़ जाता है 


पानी की गर्म धाराएँ अटलांटिक महासागर से तापमान शून्य से 40 डिग्री ऊपर चल्रा जाता है. 


ऊपर की ओर बढ़ती हैं. उतनी गर्मी, जमी हुई मछली को पिघलाने के 


उससे मौसम हल्का हो जाता है. लिए पर्याप्त होती है. 


_>22759280000८ 


>् 
हे ॥ 

डा 
--ह 
प्् कि ७७७ 
4 (९ ६ 


पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते समय 
एक ओर झुकती है. 

सर्दियों में उत्तरी ध्रुव 

सूर्य से दूर झुकता है. 

तब आर्कटिक को दिन में कोई उजाला नहीं मिलता है. 
अक्टूबर से मार्च तक 

वहां हर समय अंधेरा रहता है. 
गर्मियों में उत्तरी ध्रुव 

सूर्य की ओर झुकता है. 

तब वहां सूरज कभी अस्त नहीं होता. 
अप्रैल से सितंबर तक 

वहां हर समय प्रकाश रहता है. 


तब आप आधी रात को मछली पकड़ने जा सकते हैं. 


आर्कटिक में जानवरों का राजा कौन है? 
शक्तिशाली ध्रुवीय भालू! 
व्हेल, सील और वालरस 


“!7% आर्कटिक के बर्फीले पानी में भी तैर सकते हैं. 


ख्खटा लोमडी 


आर्कटिक महासागर ज़मीन से घिरा है. कारिबू आर्कटिक त्रोमड़ियाँ और भेड़िये 


भूमि की गहरी मिट॒टी आकंटिक भूमि पर अपना घर बनाते हैं. 

पूरे साल जमी रहती है. गर्मियों में वहां पर बत्त्ें और समुद्री-पक्षी आते हैं. 
कोई पेड़ नहीं उगते. वे सागर तटों के पास 

लेकिन वहां पर काई, फूल और कुछ बेर हर मछलियों, पौधों और कीड़ों को खाते हैं. 

गर्मियों में उगते हैं. 


# है 


किंग ईंडर बत्तख ज्ञ 
- आर्कटिक डेजी 


लोग सुदूर उत्तर में हजारों साल से 


अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं 
और मछली पकड़ते हैं. 


वे अपने कपड़े और तंबू जानवरों की 
खाल से बनाते हैं. 


वैज्ञानिक और खोजकर्ता 


उत्तरी ध्रुव पर भी आते हैं. 


वहां उन्हें गर्म कपड़ों की परतों की जरूरत पड़ती है. 


उन्हें भी भरपूर भोजन की आवश्यकता होती है. 
वे चॉकलेट खाते हैं 
और उर्जा के लिए मूंगफली का मक्खन खाते हैं. 


हवा बहुत शुष्क है, 

उन्हें बहुत प्यास लगती है. 

पानी के लिए उन्हें बर्फ पिघलानी पड़ती है 
और दिन में काफी पानी पीना पड़ता है. 


दक्षिणी ध्रुव 


दक्षिणी ध्रुव जल से घिरी भूमि पर स्थित है. 
यह भूमि अंटार्केटिका महादूवीप है. 
उसका अधिकांश भाग बर्फ से ढका हुआ वि 


बर्फ की तह दो-मील मोटी है. 


यहाँ तक कि वहां पर पहाड़, ज्वालामुखी और 
झीलें भी बर्फ से ढके होते हैं. 


दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ कभी नहीं पिघलती है. 


काले-भूरे के अल 
की अल्बाट्रॉस 


हक 5 हर >व 


है ७ --+ 
हा 


वहां शुष्क हवा चलती है. तेज़ हवाएं गरजती हैं. 
तापमान शून्य से 428 डिग्री नीचे चल्रा जाता है! 
पानी तुरंत जम जाता है. 


टूथपेस्ट और टॉर्च की बैटरियां जम जाती हैं. 


ऐडली पेंगुडन 


धातु के उपकरण आधे में टूट जाते हैं. 
वहाँ इतनी ठंडक होती है कि खाना कभी नहीं सड़ता है. 


पृथ्वी पर अंटार्कटिका सबसे ठंडा स्थान है. 


हि के 6” 


अंटार्कटिक का मौसम, उत्तर में ऋतुओं के 
मौसम के एकदम विपरीत होता है. 

जून और जुलाई में सर्दियों का मध्य होता है. 
तब हर वक्‍त अंधेरा रहता है. 

दिसंबर और जनवरी 

में गर्मियों का मध्य होता है. 

तब हर समय दिन का उजाला रहता है 
दक्षिणी ध्रुव पर 

गर्मी का तापमान 


हमेशा शून्य से नीचे रहता है. 


दक्षिणी ध्रुव पर कोई ज़मीनी जानवर नहीं रहता है. 
वहां केवल वेडेल सील और "मिज" नाम के कीट 
पूरे वर्ष अंटार्कटिका में रहते हैं. 

पेंगुइन और अन्य समुद्री पक्षी 

गर्मी के महीनों में वहाँ आते हैं. 

पेंगुड़न तैरते बर्फ के टुकड़ों पर सवारी करती हैं. 
वसा की परतें पेंगुड़न को गर्म रखती हैं. 


कसकर भरे पंख उन्हें सूखा रखते हैं. 


स् ह ] ह9 5 


ऋत्छ ग्रह त् 
06 ॥8६ ७०7७8 ६ 


9. & 


कोई भी व्यक्ति अंटार्कटिका का मूल निवासी नहीं है. 


उनका सारा भोजन हवाई या समुद्र के रास्ते आता है. 
क्योंकि लोग वहां ज़िंदा नहीं बच सकते थे. 
वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए 


लेकिन अब अंटार्कटिका में दुनिया भर के वैज्ञानिक सनोमोबाइल्स उपयोग करते हैं. 
आकर रहते हैं. वे अनुसंधान केंद्रों में रहते हैं. अधिकांश सर्दी के दिनों में वे बिल्कुल भी बाहर नहीं 
उन्हें बिजली और गर्मी पैदा करने के लिए जनरेटर की निकल सकते हैं. 


आवश्यकता होती है. 


उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वैज्ञानिकों के लिए पृथ्वी 
का अध्ययन करने वाले स्थान हैं. 


वैज्ञानिक बर्फ का अध्ययन करते हैं. 


वे अध्ययन करते हैं कि मौसम कैसे बदलता है 
और वन्यजीव कैसे जीवित रहते हैं. 


वे पृथ्वी के अतीत का अध्ययन करते हैं और 
उसके भविष्य के बारे में विचार करते हैं. 


वे सभी जीवित चीजों के लिए हमारी पृथ्वी की 
रक्षा करने के तरीकों की तलाश करते हैं. 


ब्क 


उत्तरी ध्रुव 


-यह आर्कटिक में है. 

-यह जमीन से घिरा हुआ पानी है. 

-सर्दियों में औसत तापमान शून्य से 22 से 32 डिग्री नीचे 
रहता है. 

-गर्मियों में अंतर्देशीय औसत तापमान शून्य से 32 से 50 
डिग्री ऊपर होता है. 

सर्दियों के महीने अक्टूबर से मार्च होते हैं. 

-गर्मी के महीने अप्रैल से सितंबर होते हैं. 

-4909 में कुत्ते के सहारे उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले 
रिकॉर्डेड खोजकर्ता एडमिरल रॉबर्ट ई. पीयरी थे. 

उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले पहले पायलट 
4926 में एडमिरल रिचर्ड ई. बर्ड थे. 


333७ 


व््स्म्म्य्श्यिस्््य्म्ख्ल्म्म््>- 
< €-+>कपलबेकेत बह 


दक्षिणी ध्रुव 


-यह अंटार्कटिक में है. 
-यह पानी से घिरी जमीन पर स्थित है. 
-अंटार्कटिका एक महादवीप है. 


-सर्दियों में आंतरिक भाग का औसत तापमान शून्य 
से 76 डिग्री नीचे रहता है. 


-गर्मियों में आंतरिक भाग का औसत तापमान शून्य 
से 44 डिग्री नीचे रहता है. 


-सर्दियों के महीने अप्रैल से सितंबर होते हैं. 
-गर्मी के महीने अक्टूबर से मार्च होते हैं. 


-4944 में कुत्ते के सहारे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले 
खोजकर्ता रोनाल्‍ड अमुंडसेन थे. 


-दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने वाले पहले पायलट 
4929 में एडमिरल रिचर्ड ई. बर्ड थे. 


